रजिस्ट्री सं . डी . एल . 33004/99 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 5707 ] 
No. 5707 ] 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 20122022-241248 

- 


- 


8504 GI / 2022 


CG - DL - E - 20122022-241248 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II— Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


नई दिल्ली , मंगलवार , दिसम्बर 20 , 2022 / अग्रहायण 29 , 1944 

NEW DELHI , TUESDAY , DECEMBER 20 , 2022 / AGRAHAYANA 29 , 1944 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 13 दिसम्बर , 2022 


का.आ. 5945 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 
और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2523 ( अ ) तारीख 31 मई 2022 , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उड़ीसा राज्य के नबरंगपुर जिले में " नव प्रस्तावित रायपुर 
विशाखापट्नम इकनोमिक कॉरिडोर के कि.मी. 123.210 से कि.मी .238.200 ( O / 0- तहसीलदार , पापड़ाहाण्डी , जिला 
नबरंगपुर ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ा करने / चार / छह लेन का बनाने , आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन 
के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी 

; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख " 13 अगस्त 2022 
को " ओडिशा भास्कर " और " उड़ीसा पोस्ट " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर 
दिया है ; 


( 1 ) 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

के 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


2 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 
में 


राज्य का नाम : उड़ीसा 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या 

संख्या 


1 


2 


3 


अनुसूची 

उड़ीसा राज्य के नबरंगपुर जिले में नव प्रस्तावित रायपुर विशाखापट्नम इकनोमिक कॉरिडोर के कि.मी. 123.210 से 
कि.मी .238.200 ( O / 0- तहसीलदार , पापड़ाहाण्डी , जिला - नबरंगपुर ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित 
अथवा संरचना रहित विवरण | 


14 


1 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


120 


2 

तालुक का नाम : पपरहँदी 

गांव का नाम : बिरिगुरा 


121 


122 


1220 


जिले का नाम : नबरंगपुर 

भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति 


निजी 


निजी 


| निजी 


निजी 


3 


4 


डंगर / 1 


डंगर / 1 


डंगर / 1 


डंगर / 2 


भूमि का 
क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 

5 


0.1032 


0.0599 


0.0728 


0.0618 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


6 


| स्कूल और लोक शिक्षा विभाग , ओडिशा 
घोड़ामारी हाई स्कूल , बीरीगुडा जा : 

भतरा गांव : निजगांव 

( १२० ) 


| स्कूल और लोक शिक्षा विभाग , ओडिशा 

घोड़ामारी हाई स्कूल , बीरीगुडा जा : 

भतरा गांव : निजगांव 

( १२१ ) 


| स्कूल और लोक शिक्षा विभाग , ओडिशा 

घोड़ामारी हाई स्कूल , बीरीगुडा जा : 

भतरा गांव : निजगांव 

( १२२ ) 


रतन गौड़ , बलराम गौड़ , नदी गौड़ पिता : 

भगत गौड़ , उल्लास गौड़ पति : भगत गौड़ 

जाति : गौड़ ग्राम : बिरिगुरा 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


5 


LO 


6 2083 


17 


19 


8 689 


10 


1225 


12 


| 448 


13 


715 


792 


797 


निजी 


| निजी 


445 


निजी 


11 792/2695 निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


गांव का नाम : डगरा 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


धान / १ 


डंगर / 1 


धान / २ 


डंगर / 1 


धान / २ 


धान / १ 


धान / १ 


डंगर / 2 


डंगर / 2 


0.0123 


0.5439 


0.1943 


0.0055 


0.2362 


0.1097 


0.1081 


0.0103 


0.0259 


( १२२० ) 

रघुनाथ मांझी पिता : बली मांझी जाति : 
भतरा ग्राम : बिरिगुरा 

( १२२५ ) 


बैसाखु भात्रा पुत्र सुनधारा भात्रा , 

नीलाबती भात्रा पत्नी बैसाखु भात्रा 
( २०८३ ) 


जीतू डंबा , पकली डंबा पुत्र दंबरुधारा 

| डंबा , कौशल्या डंबा पत्नी डंबरुधारा डंबा 

( ४४८ ) 


सुनाधर भतरा , गोबिंद भतरा , बुधराम 

भतरा , पिता : बैदु भतरा , सन्मति भतरा 

पति : बैदु भतरा , चक्र भतरा , पिता : 
धनुर्जय भतरा , जाति : भतरा ग्राम : 

बिरिगुरा 

( ६८ ९ ) 


संबारू दिसारी पिता : बंधु दिसारी जाति : 

भतरा ग्राम : बिरिगुरा 

( ७१५ ) 


3 


रतन गौड़ा , बलराम गौड़ा , नंदाई गौड़ा 

S / o- भगत गौड़ा , उल्लास गौड़ा 

W / o- भगत गौड़ा , कास्ट - गौड़ा , विलेज 

- बिरिगुड़ा 

( ७ ९ २ ) 


" 


धन सिंह गौड़ पुत्र बुडू गौड़ जाति गौड़ 

| ग्राम निजगांव 

( ७ ९ २ / २६ ९ ५ ) 


चेतना भतरा , S / o- नारी भतरा , कास्ट 

भतरा , विलेज - बिरिगुड़ा गुदा 

चचरागुड़ा 


आशाराम गौड़ा , S / o - सोना गौड़ा , 
कास्ट - गौड़ा , विलेज - डांगरा 

( ४४५ ) 


4 


14 


15 


गांव का नाम : डेगांगुडा 


109 


147 


16 148 


17 445 


18 473 


19 479 


20 90 


21 91 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


22 92 


| निजी 


निजी 


निजी 


सरकारी 


निजी 


निजी 


सरकारी 


निजी 


निजी 


डंगर / 2 


डंगर / 2 


डंगर / 2 


बस्ती 


धान / २ 


धान / १ 


जंगल 


डंगर / 2 


डंगर / 2 


0.0253 


0.0945 


0.2917 


0.1746 


0.0005 


0.0013 


0.053 


0.0404 


0.0711 


ॐ प्रकाश करमचंद दास पिता : मित्रवानु 

| दास जाति : चामरा ग्राम : ग्राम / डाक 
पापडाहांडी 

( १० ९ ) 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 


पुसर्ला शुरी नारायण , पिता - पुसर्ला 
स्वामी . जाती - बैश्य , गाओ - मकया 
( १४७ ) 


नंदा पुजारी , मनहर पुजारी , पिता - 

भगबान पुजारी , मति पुजारी , पिता 

चैतू पुजारी , जाती - भतरा , गाओ - 

देंगागुड़ा 

( १४८ ) 


सर्ब साधारण 

( ४४५ ) 


समारी माझी , पिता कला माझी , सरदेई 
माझी , डालिम्बा माझी , पिता - पातु 
माझी , जगनाथा माझी , सुसीला बाटी 
माझी पिता आसमान माझी , धनरा 


J 


- 


माझी , चैतू माझी , चितु माझी , डम्बरू 

माझी , कमलू माझी , पिता अर्जुन माझी 

जाती - भतरा , गाओ देंगागुड़ा 

( ४७३ ) 


रबिसिंघ भतरा , पिता -नड़गू भतरा 

नीला भतरा , पति - सोभासिंघ भतरा , 

जाती - भतरा , 

गाओ -देंगागुड़ा 

( ४७ ९ ) 

रखित 

( ९ ० ) 


" 


फगुना नायक पिता : शुक्रू नायक जाति : 
गौड़ ग्राम : देंगागुरा 

( ९ १ ) 

फगुना नायक पिता : शुक्रू नायक जाति : 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


23 


24 


25 


गांव का नाम : कर्कि 


679/865 


688 


92 


निजी 


निजी 


| सरकारी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


घरबारि 


डंगर / 1 


गोचर 


0.0101 


0.0053 


0.0102 


2.3219 


गौड़ ग्राम : देंगागुरा 

( ९ २ ) 


NOTIFICATION 


शुकरू हरिजन , पिता -बड़ हरिजन , जाति 
| दंब , गांव - कार्की 

( ६७ ९ / ८६५ ) 

काम दामा , लाईबन दामा , पिता - बालका 

दामा , जाति - दामा . ग्राम - कामी 

( ६८८ ) 

रखित 

( ९ २ ) 


कुल 

[ फा . सं . NHAI / 11013 / LA / PIU - SBPOdisha / Raipur - Vizag / Notif . ( 3a ) / 3D4 ] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


5 


राजेश गुप्ता , 


निदेशक 


New Delhi the 13th December , 2022 

S.O. 5945 ( E ) – Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) and issued under sub 
section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) vide 
S.O. No. 2523 ( E ) dated 31st May 2022 , the Central Government declared its intension to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for building ( widening / Four / Six - laning , etc. ) , maintenance , management 
and operation of Newly Proposed Raipur Vishakhapatnam Economic Corridor on the stretch of land from Km . 123.210 
to Km . 238.200 ( O / o- Tahasildar , Papadahandi , Dist Nabarangpur ) in the District of NABARANGPUR in the State of 
ODISHA ; 


And whereas , the substance of the said notification has been published in “ Odisha Bhaskar " and " Orissa Post " 
News paper both dated 13th August 2022 under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent 
Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Competent Authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


6 


State : ODISHA 

Sr. 

No. 


SCHEDULE 

Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the Newly Proposed Raipur 
Vishakhapatnam Economic Corridor in the stretch of land from Km . 123.210 to Km . 238.200 in the Newly 
( Proposed ( O / o- Tahasildar , Papadahandi , Dist - Nabarangpur ) in the district of NABARANGPUR in the state 
of ODISHA . 


1 


2 


3 


+ 


5 


6 


7 


∞ 


9 


1 


Survey 
Number 


120 


Taluk : Paparahandi 

Village : Birigura 


121 


122 


1220 


1225 


2083 


448 


689 


715 


2 


10 792 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


District : NABARANGPUR 


Type of Land 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


3 


Nature of 
Land 


4 


Dangara / 1 


Dangara / 1 


Dangara / 1 


Dangara / 2 


Dhana / 1 


Dangara / 1 


Dhana / 2 


Dangara / 1 


Dhana / 2 


Dhana / 1 


Area in 
Hectare 


0.1032 


0.0599 


0.0728 


0.0618 


0.0123 


0.5439 


0.1943 


0.0055 


0.2362 


0.1097 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


5 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No. 

6 


Department of School and Public 
Education , Odisha Ghodamari High 
School , Biriguda Caste : Bhatra Village : 
Nijgaon 

120 


Department of School and Public 
Education , Odisha Ghodamari High 
School , Biriguda Caste : Bhatra Village : 
Nijgaon 

121 


Sukadas Bhatara S / o : Kanhei Bhatara 
Caste : Bhatara Village : Birigura 
122 


Ratan Gouda , Balram Gouda , Nadai 
Gouda S / o : Bhagat Gouda , Ulas Gouda 
W / o : Bhagat Gouda Caste : Gouda 
Village : Birigura 

1220 


Raghunath Majhi S / o : Bali Majhi Caste : 
Bhatara Village : Birigura 

1225 


Baisakhu Bhatra Son of Sunadhara 
Bhatra , Nilabati Bhatra Wife of 
Baisakhu Bhatra 

2083 


Jitru Damba , Pakli Damba Son of 

Damburudhara Damba , Kausalya 
| Damba Wife of Damburudhara Damba 
| 448 


Sunadhar Bhatara , Gobind Bhatara , 
Budharam Bhatara , S / o : Baidu Bhatara , 
Sanmati Bhatara W / o : Baidu Bhatara , 
Chakra Bhatara , S / o : Dhanurjay 
Bhatara , Caste : Bhatara Village : 
Birigura 
689 


Sambaru Disari S / o : Bandhu Disari 
Caste : Bhatara Village : Birigura 
715 


Ratan Gauda , Balaram Gauda , Nandaai 
Gauda , S / o - Bhagat Gauda , Ullasa 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


11 


12 


13 


14 


17 


792/2695 


19 


797 


15 147 


445 


16 148 


22 


Village : Dangara 


23 


109 


18 | 473 


Village : Dengagura 


445 


20 | 90 


479 


21 91 


92 


Private 


Village : Karki 


Private 


679/865 


Private 


Private 


Private 


Private 


Government 


Private 


Private 


Private 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Private 


Dhana / 1 


Dangara / 2 


Dangara / 2 


Dangara / 2 


Dangara / 2 


Dangara / 2 


Basti 


Government Jungle 


Dhana / 2 


Dhana / 1 


Dangara / 2 


Dangara / 2 


Gharabari 


0.1081 


0.0103 


0.0259 


0.0253 


0.0945 


0.2917 


0.1746 


0.0005 


0.0013 


0.053 


0.0404 


0.0711 


0.0101 


Gauda , W / o - Bhagat Gauda , Caste 
Gauda , Village - Biriguda 

792 


Dhan Singh Gaud Son of Budu Gaud 
Caste Gaud Village Nijgaon 

792/2695 


Chaitana Bhatara , S / o- Nari Bhatara , 
Caste- Bhatara , Village- Biriguda guda 
Chacharaguda 


797 


Aasharam Gauda , S / o- Sonaa Gauda , 
Caste- Gauda , Village- Dangara 
445 


Omprakash Karamchand Das S / o : 
Mitravanu Das Caste : Chamra Village : 
| Village / Post - Papadahandi 

109 


Pusarla Shuri Narayana , S / o - Pusarla 
Swami . Caste - Baishya , Village - Makia 
147 


Nanda Pujari , Manahar Pujari , S / o 
Bhagaban Pujari , Mati Pujari , S / o 
Chaitu Pujari , Caste - Bhatara , Village 
Dengaguda 

148 

Sarba Sadharana 

445 


7 


Samaari Majhi , S / o - Kala Majhi , Saradei 
Majhi , Dalimba Majhi , S / o - Patu Majhi , 
| Jaganatha Majhi , Susila Bati Majhi , S / o 
Aasman Majhi , Dhanara Majhi , Chaitu 
Majhi , Chitu Majhi , Dambaru Majhi , 
Kamalu Majhi , S / o - Arjun Majhi , Caste 
Bhatara , Village - Dengaguda 

473 


Rabisingh Bhatara , S / o - Nadgu Bhatara , 
Nilaa Bhatara , W / o - Sobhasingh Bhatara , 
Caste - Bhatara , Village - Dengaguda 


479 


Rakhita 

| 90 


Faguna Nayak S / o : Shukru Nayak 
Caste : Gaud Village : Dengagaura 
91 


Faguna Nayak S / o : Shukru Nayak 
Caste : Gaud Village : Dengagaura 
92 


Shukru Harijan , S / o - Budu Harijan , 
Caste - Damb , Village - Karki 
679/865 


8 


24 688 


25 


192 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Private 


Government 


Dangara / 1 


Gochara 


TOTAL 


0.0053 


0.0102 


2.3219 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


Kama Dama , Laaiban Dama , S / o 
Baalaka Dama , Caste - Dama , Village 
Karki 

688 


Rakhita 

92 


[ F. No. NHAI / 11013 / LA / PIU - SBP , Odisha / Raipur - Vizag / Notif . ( 3a ) / 3D4 ] 


RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR 

Date : 2022.12.20 21:55:24 + 05'30 ' 


